रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


AL 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 23 , 2019 / वैशाख 3 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2019/ VAISAKHA 3, 1941 


सं . 1444 ] 
No. 1444 ] 


वित्त मंत्रालय 
(वित्तीय सेवाएं विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 अप्रैल , 2019 
का. आ . 1627 (अ). केंद्रीय सरकार , साधारण बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 ( 1972 का 
57 ) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , साधारण बीमा (कर्मचारी ) पेंशन स्कीम , 1995 का और 
संशोधन करने के लिए , निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (कर्मचारी )पेंशन संशोधन स्कीम , 2019 है । 

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 
2. साधारण बीमा ( कर्मचारी)पेंशन स्कीम , 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ उक्त स्कीम ” कहा गया है) के पैरा 2 के खंड 
( न ) के उपखंड (ii ) में , “ पैरा 4 में अंतर्विष्ट " शब्दों और अंकों के पश्चात् , “ या पैरा 4क में अंतर्विष्ट " शब्द , अंक और अक्षर 
अंतःस्थापित किए जाएंगे । 
3. उक्त स्कीम के पैरा 3 में ,-- 
अ . पैरा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत : स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-- 

“( 10 ). यथास्थिति , निगम या कंपनी की सेवा में 28 जून , 1995 से पूर्व सम्मिलित हो गया है और 
साधारण बीमा (कर्मचारी)पेंशन संशोधन स्कीम , 2019 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् “उक्त तारीख” कहा गया है ) को निगम या कंपनी की सेवा में लगा रहा है ; और 


2230 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC 3 ( ii ) ] 


( क ) उक्त तारीख से नब्बे दिन के भीतर,-- 


(i) लिखित में निधि का सदस्य होने के विकल्प का प्रयोग करता है ; 


(ii) भविष्य निधि के न्यास को निगम या कंपनी में संपूर्ण अभिदाय को उस पर उद्भूत ब्याज 
सहित उनके भविष्य निधि में अंतरण के लिए प्राधिकृत करता है ; और 
(iii) यथास्थिति , निगम या कंपनी को , निगम या कंपनी के संपूर्ण अभिदाय का , जो उस पर 
उद्भूत हो , यदि उक्त तारीख से पूर्व किसी तारीख को वेतनमान में कोई पुनरीक्षण प्रभावी 

होता है, उनके भविष्य निधि में अंतरण के लिए प्राधिकृत करता है ; 
( ख ) खंड (क ) में विनिर्दिष्ट नब्बे दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् नब्बे दिन के भीतर,-- 

(i) यथास्थिति, निगम या कंपनी को , अप्रतिदेय प्रतिसंहृण की संपूर्ण रकम, यदि कोई हो, जिसे 
भविष्य निधि लेखे में निगम के अभिदाय या कंपनी के अभिदाय से किया गया है और उस पर 
उद्भूत ब्याज के साथ ऐसे प्रतिसंहण की तारीख से प्रतिदाय की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रति 
वर्ष की ब्याज दर के साथ निगम या कंपनी को प्रतिदाय करता है : और 


(ii) यथास्थिति , निगम या कंपनी को , 1 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निधि में एकबार 

अभिदाय के रूप में उनके वेतन के 3. 7 के समतुल्य रकम का संदाय करता है । 
( 11) यथास्थिति , 28 जून , 1995 से पूर्व निगम या कंपनी की सेवा में सम्मिलित हुआ है, किंतु उक्त 
तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है ; और 
( क) उक्त तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर ,-- 

(i) लिखित में निधि का सदस्य होने के विकल्प का प्रयोग करता है ; और 
(ii ) यथास्थिति , निगम या कंपनी को , निगम या कंपनी के संपूर्ण अभिदाय को , जो उस पर 
उद्भूत हो , यदि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व की किसी तारीख से वेतनमानों में कोई 

पुनरीक्षण प्रभावी होता है, उनके भविष्य निधि में अंतरण के लिए प्राधिकृत करता है ; 
( ख ) खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् साठ दिन के 
भीतर,-- 


(i) यथास्थिति , निगम या कंपनी के भविष्य निधि में अभिदाय और उस पर उद्भूत ब्याज , 
जिसे कर्मचारी द्वारा अप्रतिदेय प्रतिसंहृण की संपूर्ण रकम , यदि कोई हो , जिसे भविष्य निधि 
लेखे में निगम के अभिदाय या कंपनी के अभिदाय से किया गया है, जिसे , यथास्थिति , निगम 
या कंपनी के भविष्य निधि में अभिदाय से किया गया है, का निगम या कंपनी को प्रतिदाय 
करेगा ; और 


(ii) यथास्थिति , निगम या कंपनी को , पूर्वोक्त उपखंड (i) में दी गई रकम के 0. 3 गुना रकम का 
निधि में एक बार अभिदाय के रूप में संदाय करेगा : 
परंतु स्कीम के पैरा 51 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , ऐसे कर्मचारी को पेंशन उक्त 
तारीख से संदेय हो जाएगी ; 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(12) यथास्थिति , निगम या कंपनी की सेवा में 28 जून , 1995 से पूर्व सम्मिलित हो गया है, किंतु 
यथास्थिति , निगम या कंपनी की सेवा के दौरान उक्त तारीख से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, उनके कुटुंब 
इस स्कीम के अधीन कुटुंब पेंशन के हकदार होंगे, किंतु यह कि ऐसे कुटुंबों ने,-- 
(क ) उक्त तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर ,-- 

(i) कुटुंब पेंशन को अनुदत्त करने के लिए लिखित में आवेदन किया है ; और 
(ii) यथास्थिति , निगम या कंपनी को , निगम या कंपनी के भविष्य निधि में संपूर्ण अभिदाय 
को , जो ऐसे कर्मचारियों को ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु की तारीख से पूर्व किसी तारीख से 
वेतनमानों में किसी पुनरीक्षण के कारण उद्भूत होता है, का अंतरण करने के लिए प्राधिकृत 
करता है ; 


( ख ) खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् साठ दिन के 
भीतर,-- 


(i) यथास्थिति, निगम या कंपनी के भविष्य निधि में निगम या कंपनी के संपूर्ण अभिदाय की 
रकम और यथास्थिति , निगम या कंपनी के भविष्य निधि खाते से प्रतिदेय प्रतिसंहृण की संपूर्ण 
रकम के साथ कर्मचारी के कुटुंब द्वारा ब्याज उस पर उद्भूत ब्याज का निगम या कंपनी को 
प्रतिदाय करेगा : और 


(ii) यथास्थिति , निगम या कंपनी को , पूर्वोक्त उपखंड (i) में दी गई रकम के 0. 3 गुना रकम का 

निधि में एक बार अभिदाय के रूप में संदाय करेगा : 
परंतु स्कीम के पैरा 51 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , मृतक कर्मचारी के ऐसे कुटुंब को कुटुंब 
पेंशन उक्त तारीख से संदेय हो जाएगी : 
परंतु यह और कि इस स्कीम के पैरा 38 के उपपैरा ( 3) के खंड ( क ) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में 
यथाविनिर्दिष्ट सात वर्ष की अवधि को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से उक्त तारीख तक की अवधि 
द्वारा घटा दिया जाएगा ; 


( 13) यथास्थिति , निगम या कंपनी की सेवा में 28 जून , 1995 से पूर्व सम्मिलित हो गया है, किंतु 
यथास्थिति , निगम या कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और उक्त तारीख से पूर्व उसकी मृत्यु हो 
गई है, उनके कुटुंब इस स्कीम के अधीन कुटुंब पेंशन के हकदार होंगे, किंतु यह कि ऐसे कुटुंबों ने,-- 
( क) उक्त तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर,-- 

(i) कुटुंब पेंशन को अनुदत्त करने के लिए लिखित में आवेदन किया है ; और 
( ii) यथास्थिति , निगम या कंपनी को , निगम या कंपनी के भविष्य निधि में संपूर्ण अभिदाय 
को , जो ऐसे कर्मचारियों को ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु की तारीख से पूर्वकिसी तारीख से 
वेतनमानों में किसी पुनरीक्षण के कारण उद्भूत होता है, अंतरित करने के लिए प्राधिकृत 

करता है ; 
( ख ) खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् साठ दिन के 
भीतर ,-- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC 3 ( ii )] 


सपूर्ण 


(i) यथास्थिति , निगम या कंपनी के भविष्य निधि में , निगम या कंपनी के संपूर्ण अभिदाय की 
रकम और यथास्थिति , निगम या कंपनी के भविष्य निधि खाते से प्रतिदेय प्रतिसंहा 
रकम के साथ कर्मचारी के कुटुंब द्वारा उस पर उद्भूत ब्याज, जिसे कर्मचारी के कुटुंब द्वारा 
प्राप्त किया गया है, को , यथास्थिति , निगम या कंपनी के अभिदाय का भविष्य निधि खाते में 
प्रतिदाय करेगा ; और 


(ii) यथास्थिति , निगम या कंपनी को , पूर्वोक्त उपखंड (i) में दी गई रकम के 0. 3 गुना के 

समतुल्य रकम का निधि में एक बार अभिदाय के रूप में संदाय करेगा : 
परंतु स्कीम के पैरा 51 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , मृतक कर्मचारी के ऐसे कुटुंब को कुटुंब 
पेंशन उक्त तारीख से संदेय हो जाएगी : 
परंतु यह और कि इस स्कीम के पैरा 38 के उपपैरा ( 3) के खंड ( क) के उपखंड (i) या उपखंड ( ii) में 
यथाविनिर्दिष्ट ‘सात वर्ष की अवधि को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से उक्त तारीख तक की अवधि 
द्वारा घटा दिया जाएगा ; 


आ . इस पैरा के प्रयोजन के लिए, टिप्पण ( 2) के पश्चात् , निम्नलिखित टिप्पण अंत: स्थापित किए जाएंगे , 
अर्थात् :-- 

"टिप्पण ( 3) -- उप पैरा ( 10), उप पैरा (11), उप पैरा (12) और उप पैरा (13) यथाआवश्यक 
उपांतरणों सहित उन कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने बीस वर्ष की न्यूनतम अवधि की अर्हक सेवा 
करने के पश्चात् , यथास्थिति , साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का 
सुव्यवस्थिकरण ) स्कीम , 1976 के खंड 15ग के अधीन विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज का या 
साधारण बीमा अधिकारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम , 2004 या साधारण बीमा कर्मचारी 
विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम , 2004 या स्वैच्छिक पृथक्करण के लिए साधारण बीमा ( पब्लिक 
सेक्टर ) अधिकारियों की गोल्डन गेट स्कीम का विकल्प दिया है : 
परंतु इस स्कीम के पैरा 30 के उप पैरा (5) में यथा उपदर्शित पांच वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा में वृद्धि 
का फायदा ऐसे कर्मचारियों को अनुज्ञेय नहीं होगा । 
टिप्पण (4) -- उप पैरा (11) या उप पैरा ( 13) यथाआवश्यक उपांतरणों सहित उन कर्मचारियों को भी 
लागू होंगे , जिन्होंने साधारण बीमा ( अधिकारियों और विकास कर्मचारिवृंद की पदच्युति , अधिवर्षिता 

और सेवानिवृत्ति ) स्कीम , 1976 के पैरा 4क के उप पैरा ( क ) के अधीन या साधारण बीमा (पर्यवेक्षक , 
लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और 
पुनरीक्षण ) स्कीम , 1974 के पैरा 12 के उप पैरा (iii) के खंड ( क ) के अधीन विशेष स्वैच्छिक का विकल्प 
दिया है और इस स्कीम के पैरा 30 के उप पैरा (5) में यथा उपदर्शित पांच वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा 

में वृद्धि का फायदा ऐसे कर्मचारियों को अनुज्ञेय नहीं होगा । "। 
उक्त स्कीम में पैरा 7 में उप पैरा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंत: स्थापित किए जाएंगे , अर्थात् :-- 
“(10) स्कीम के पैरा 3 के उप पैरा ( 10), उप पैरा (11), उप पैरा (12) और उप पैरा (13) के अनुसरण में रकम , 
जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है,-- 

(i) निगम या कंपनी के भविष्य निधि में संचित अभिदाय और उन पर उद्भूत ब्याज , जिसका भविष्य 
निधि न्यास को अंतरण किया गया है ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii) निगम या कंपनी का भविष्य निधि में अभिदाय, जो कर्मचारियों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों या मृत्तक 
कर्मचारियों के कुटुंबों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कुटुंबों और मृतक कर्मचारियों के कुटुंबों, यदि कोई 
हो , को उद्भूत होता है, उक्त तारीख से पूर्व किसी तारीख से प्रभावी वेतनमान का पुनरीक्षण ; 
(iii) निगम या कंपनी का भविष्य निधि में संचित अभिदाय और उस पर उद्भूत ब्याज, अप्रतिदेय 
प्रतिसंहृण , यदि कोई हो , जो निगम के अभिदाय या कंपनी के अभिदाय से किया गया है और ऐसे 
अप्रतिदेय प्रतिसंहृण पर ब्याज, यदि कोई हो , जिसका प्रतिदाय कर्मचारियों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों 
या मृत्तक कर्मचारियों के कुटुंबों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कुटुंबों और मृतक कर्मचारियों के कुटुंबों 
द्वारा किया गया है ; 
( iv) निधि को कर्मचारियों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों या मृत्तक कर्मचारियों के कुटुंबों या सेवानिवृत्त 

कर्मचारियों के कुटुंबों और मृतक कर्मचारियों के कुटुंबों द्वारा एक बार किया गया अभिदाय । । 
5. उक्त स्कीम के पैरा 40 में उप पैरा (5) में खंड ( छ) के पश्चात् , निम्नलिखित खंड अंत : स्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् :-- 

( ज ) उस तारीख को , जिसको सारांशीकरण के लिए , यथास्थिति , निगम या कंपनी द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता 
है, यदि ऐसी तारीख सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर या यथास्थिति , निगम या कंपनी द्वारा 
अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र की तारीख को यदि सारांशीकरण के लिए 
आवेदन की तारीख सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष से परे पड़ती है, इस स्कीम के पैरा 3 के उप पैरा ( 11) के 
निबंधनों में शासित होने का विकल्प देता है । । 


[ फा .सं. एस -11012/ 01 /2019- बीमा -1] 

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार 


स्पष्टीकारक ज्ञापन - 


1. निगम या कंपनी के कर्मचारियों को , जो 28 जून , 1995 से पूर्व कंपनी की सेवा में थे, उक्त स्कीम में सम्मिलित 

होने का एक और विकल्प देने का विनिश्चय किया गया है । 
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से निगम या कंपनी के किसी कर्मचारी के 

प्रतिकूल रूप से प्रभावी होने की संभावना नहीं है । 
टिप्पण : मूल स्कीम का . आ . 585( अ), तारीख 28 जून , 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं 

उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :-- 
(i) का . आ . 475 ( अ ), तारीख 3 जुलाई, 1996 , 
(ii) का . आ . 342( अ), तारीख 22 अप्रैल , 1997 , 
( iii) का . आ . 461( अ), तारीख 18 जून , 1999 , 
(iv) का . आ . 1221 (अ), तारीख 6 दिसंबर, 1999 , 


( v) का . आ . 590( अ), तारीख 22 जून , 2000 , 
( vi) का . आ . 775( अ), तारीख 14 अगस्त , 2001 , 


( vii) का . आ . 1086( अ ), तारीख 2 नवंबर, 2001, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC 3 ( ii ) ] 


( viii) #11.37. 778( 27), arta 5 1418 , 2004, 
(ix ) 41.311. 636 ( 7),arta 4 , 2005, 
(x) # T.31. 1794(21 ), arta 19 erhale , 2006 , 
( xi) 17.31 . 2473(3 ), arta 8342, 2010 site 
( xii) FT.31. 236 (2 ), arta 23 Thall , 2016 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Financial Services ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd April , 2019 


S .O . 1627 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business 
(Nationalisation ) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following scheme further to 
amend the General Insurance (Employees ) Pension Scheme, 1995 , namely : 


1 . 


Short title and commencement. — (1 ) This Scheme may be called the General Insurance (Employees ) Pension 

Amendment Scheme, 2019 . 
( 2) This shall come into force on the date of the publication in the OfficialGazette . 


In the General Insurance ( Employees ) Pension Scheme, 1995 (hereinafter referred to as “ the said Scheme” ), in 
paragraph 2 , in clause (t) in sub -clause ( ii ), after the words and figures, " contained in paragraph 4 ” , the words, 
figure and letter, “ or paragraph 4A ” shall be inserted . 


3 . 


In the said Scheme, in paragraph 3 , 


A . 


After sub -paragraph (9 ), the following sub -paragraphs shall be inserted, namely: 


“ ( 10 ) 


joined the service of the Corporation or a Company, as the case may be, before the 28th day of June , 
1995, and continued to be in service of the Corporation or a Company on the date of publication of 
General Insurance ( Employees ) Pension Amendment Scheme, 2019 in the Official Gazette 
(hereinafter referred to as “ the said date ” ); and 
(a ) within ninety days from the said date , 

(i) exercise an option in writing to becomethe member of the Fund ; 
(ii ) authorise the trust of the Provident Fund to transfer the entire contribution of the 

Corporation or of the Company to their Provident Fund along with the interest accrued 

thereon to the credit of the Fund ; and 
( iii ) authorise the Corporation or the Company, as the case may be , to transfer the entire 

contribution of the Corporation or of the Company to their Provident Fund thatmay accrue 

to them if any revision of scales of pay is effected from a date prior to the said date ; 
(b ) within ninety days after the expiry of the said period of ninety days specified in clause (a ), 
(i) refund to the Corporation or the Company, as the case may be , the entire amount of non 

refundable withdrawal, if any, made from the Corporation s contribution or the Company s 
contribution to the Provident Fund account and interest accrued thereon together with 
interest at the rate of 9 % per annum from the date of such withdrawal until the date of its 

refund to the Corporation or the Company; and 
( ii ) pay to the Corporation or the Company , as the case may be, an amount equal to 3 .7 times of 

their pay as on the first day of March , 2019 , as a one - time contribution to the Fund ; 


( 11) 


joined the service of the Corporation or a Company, as the case may be, before the 28th day of June , 
1995 , but retired before the said date ; and 
(a ) within one hundred and twenty days from the said date , 

(i) exercise an option in writing to become the member of the Fund ; and 


[ TT II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii ) authorise the Corporation or the Company , as the case may be, to transfer the entire 

contribution of the Corporation or of the Company to their Provident Fund that may accrue 
to them if any revision of scales of pay is effected from a date prior to the date of their 

retirement ; 
(b ) within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in 

clause (a ), - 
(i) refund to the Corporation or the Company, as the case may be , the entire amount of the 

Corporation s contribution or the Company s contribution to Provident Fund and interest 
accrued thereon received by the employee on retirement along with the entire amount of 
non - refundable withdrawal, if any, made from the Corporation s contribution or Company s 

contribution , as the case may be, to the Provident Fund account; and 
(ii) pay to the Corporation or the Company , as the case may be, an amount equal to 0 .3 times of 

the amount arrived at in sub - clause (i) above, as a one - time contribution to the Fund: 


Provided that, notwithstanding anything contained in paragraph 51 of this Scheme, pension to 
such employees shall become payable from the said date ; 


( 12 ) 


joined the service of the Corporation or a Company, as the case may be, before the 28th day of June , 
1995 , but died while in the service of the Corporation or the Company , as the case may be, before the 
said date , their families shall be entitled to family pension under this Scheme provided that such 
families , 
(a ) within one hundred and twenty days from the said date , 

(i) apply in writing for grant of family pension ; and 
( ii ) authorise the Corporation or the Company , as the case may be, to transfer the entire 

contribution of the Corporation or of the Company to Provident Fund that may accrue to 
such employees if any revision of scales of pay is effected from a date prior to the date of 

death of such employees; 
(b ) within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in 

clause ( a ) , - 
(i) refund to the Corporation or the Company, as the case may be , the entire amount of the 

Corporation s contribution or the Company s contribution to Provident Fund and interest 
accrued thereon received by the family of the employee along with the entire amount of 
non -refundable withdrawal, if any ,made from the Corporation s contribution or Company s 
contribution , as the case may be , to the Provident Fund account; and 
pay to the Corporation or the Company, as the case may be, an amount equal to 0 . 3 times of 
the amount arrived at in sub - clause (i) above , as a one -time contribution to the Fund : 


(ii) 


Provided that, notwithstanding anything contained in paragraph 51 of this Scheme, family 
pension to such family of the deceased employee shall become payable from the said date : 


Provided further that the “ period of seven years” as specified in sub -clause (i) or sub -clause 
( ii ) of clause ( a ) of sub -paragraph ( 3) of paragraph 38 of this Scheme, shall be reduced by the 
period from the date of death of the employee to the said date ; 


( 13 ) 


joined the service of the Corporation or a Company, as the case may be, before the 28th day of June, 
1995 , but had retired from the service of the Corporation or the Company and died before the said date , 
their families shall be entitled to family pension under this Scheme provided that such families , 
(a ) within one hundred and twenty days from the said date, 

(i) apply in writing for grant of family pension ; and 
( ii ) authorise the Corporation or the Company, as the case may be, to transfer the entire 

contribution of the Corporation or of the Company to Provident Fund that may accrue to 
such employees if any revision of scales of pay is effected from a date prior to the date of 

death of such employees; 
(b ) within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in 

clause (a ), 
(i) refund, to the Corporation or the Company , as the case may be, the entire amount of the 

Corporation s contribution or the Company s contribution to Provident Fund and interest 
accrued thereon received by the family of the employee along with the entire amount of 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC 3 ( ii ) ] 


non - refundable withdrawal, if any, made from the Corporation s contribution or Company s 

contribution , as the case may be , to the Provident Fund account; and 
( ii ) pay to the Corporation or the Company , as the case may be, an amount equal to 0 . 3 times of 

the amount arrived at in sub - clause (i), as a one - time contribution to the Fund: 


Provided that notwithstanding anything contained in paragraph 51 of this Scheme, family 
pension to such family of the deceased employee shall become payable from the said date: 


Provided further that the “ period of seven years ” as specified in sub - clause (i) or sub - clause ( ii ) 
of clause (a ) of sub -paragraph ( 3 ) of paragraph 38 of this Scheme, shall be reduced by the period 
from the date of death of the employee to the said date .” . 


B . 


For the purpose of this paragraph , after Note (2 ), the following notes shall be inserted , namely : 


“ Note : (3 ) 


sub- paragraphs ( 10 ), ( 11 ), (12 ) and (13), shall also apply, mutatis mutandis , to employees who 
opted for Special Voluntary Retirement Package under clause 15C of the General Insurance 
(Rationalization of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 
1976 or opted for special voluntary retirement under the General Insurance Officers Special 
Voluntary Retirement Scheme, 2004 or the General Insurance Employees Special Voluntary 
Retirement Scheme, 2004 or opted for voluntary separation under General Insurance (Public 
Sector) Officer s Golden Gate Scheme for Voluntary Separation , 2009 , as the case may be , after 
rendering qualifying service for a minimum period of twenty years ; 


Provided that the benefit of increase of qualifying service by maximum five years as 
stipulated in sub-paragraph (5 ) of paragraph 30 of this Scheme shall not be admissible to 
such employees. 


Note : (4 ) 


sub -paragraphs ( 11 ) or (13), shall also apply , mutatis mutandis , to employees who opted for 
voluntary retirement under sub - paragraph (a ) of paragraph 4A of the General Insurance 
( Termination , Superannuation and Retirement of Officers and Development Staff ) Scheme, 1976 
or under clause (a ) of sub -paragraph (iii ) of paragraph 12 of the General Insurance 
(Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory , 
Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 and the benefit of increase of qualifying service by 
maximum five years as stipulated in sub - paragraph (5 ) of paragraph 30 of this Scheme shall be 
admissible to such employees.” . 


4 . 


In the said Scheme, in paragraph 7 , after sub -paragraph ( 9), the following sub - paragraph shall be inserted , 
namely : 


“ ( 10 ) the amount consisting of - 

(i) accumulated contributions of the Corporation or a Company to the Provident Fund and interest 

accrued thereon transferred by the Trust of Provident Fund ; 
(ii) contribution of the Corporation or a Company to the Provident Fund that may accrue to the 

employees or retired employees or families of deceased employees or families of retired and 

deceased employees, if any, revision of scales of pay is effected from a date prior to the said date; 
(iii accumulated contributions of the Corporation or a Company to the Provident Fund and interest 

accrued thereon , non -refundable withdrawal, if any, made from the Corporation s contribution or 
Company s contribution and interest on such non - refundable withdrawal, if any , refunded by the 
employees or retired employees or families of deceased employees or families of retired and 

deceased employees ; 
( iv ) one-time contribution to the Fund paid by the employees or retired employees or families of 

deceased employees or families of retired and deceased employees; 


pursuantto provisions of sub -paragraphs ( 10 ), ( 11 ), ( 12 ) and (13) of paragraph 3 of the Scheme, 


5 . 


In the said Scheme, in paragraph 40 , in sub -paragraph (5 ), after clause ( g ), the following clause shall be 
inserted , namely : 


[ TT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ (h ) 


who opts to be governed by this Scheme in terms of sub -paragraph (11) of paragraph (3 ), on the date on 
which application for commutation is received by the Corporation or the Company , as the case may be, 
if such date falls within one year from the date of retirement or , on the date of the medical certificate 
given by a medical officer approved by the Corporation or a Company , as the case may be, if the date of 
application for commutation falls beyond one year from the date of retirement.” . 


[ F .No. S - 11012 /01/2019 - Ins.I] 
LALIT KUMAR , Economic Advisor 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


It has been decided to give one more option to the employees of the Corporation or a Company , who were in 
the service of the Corporation or a Company prior to the 28th day of June, 1995 , to join the said Scheme. 


It is certified that no employee of the Corporation or a Company is likely to be affected adversely by the 
notification being given retrospective effect. 


Note : 


The principal scheme was published vide number S . O . 585 (E ), dated the 28th June, 1995 and subsequently 
amended by the following notifications - 
(i) S.O . 475 (E ), dated the 3rd July, 1996 , 
( ii) S.O . 342 (E ), dated the 22nd April, 1997, 
(iii) S.O . 461 (E ), dated the 18th June, 1999 , 
(iv) S.O . 1221 (E ), dated the 6th December, 1999, 
(v) S.O . 590 (E ), dated the 22nd June, 2000 , 
(vi) S .O . 775 (E ), dated 14th August, 2001, 
(vii) S .O . 1086 (E ), dated the 2nd November , 2001, 
(viii) S .O . 778 (E ), dated the 5th July , 2004 , 
(ix ) S.O . 636 (E ), dated the 4th May, 2005, 
(x ) S .O . 1794 (E ), dated the 19th October , 2006 , 
(xi) S.O . 2473 (E ), dated the 8th October, 2010, and 
(xii) S.O . 236 (E ), dated 23rd January, 2016 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJKUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2019.04.23 
22:30 :48 + 05 30 


